रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002 /99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D . L .- 33002/99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन्न 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 150 ] 
No. 150 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 26 , 2019 / श्रावण 4 , 1941 
DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2019/SHRAVANA 4, 1941 


[ रा. रा. रा . क्षे.दि . सं. 111 

[ N. C . T . D. No. 111 


भाग - IV 
PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
( महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ ) 

अधिसूचना 

दिल्ली , 25 जुलाई, 2019 
फा.सं . 60 ( 108) डीडब्ल्यूसीडी/डीडी( डब्ल्यूडब्ल्यू)/ 2002- 03/ भाग-2/ 8533-57. – भारत सरकार द्वारा यौन शोषण 
तथा देह व्यापार की रोकथाम के लिए बनायी गई राष्ट्रीय कार्य योजना के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
सरकार द्वारा देह व्यापार की रोकथाम और शोषितों के लिए स्तर पर उचित कार्यवाही करने हेत् एक राज्य स्तरीय समन्वय 
समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के सदस्य निम्न हैं: 
1 . मुख्य सचिव 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 

अध्यक्ष 
पाँचवा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी . ईस्टेट , 

नई दिल्ली 110002 
2. प्रधान सचिव ( गृह) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 
पाँचवा तल , सी विंग, दिल्ली सचिवालय , 
आई. पी . ईस्टेट, नई दिल्ली 110002 


सदस्य 


3827 DG/ 2019 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ]] 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


3. प्रधान सचिव ( स्वास्थय एवं परिवार कल्याण ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 
नवॉ तल, ए- विंग , दिल्ली सचिवालय , 

आई. पी . ईस्टेट , नई दिल्ली 110002 
4 . सचिव (महिला एवं बाल विकास/ समाज कल्याण विभाग ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 
जीएलएनएस कॉम्पलेक्स, दिल्ली गेट 

नई दिल्ली 110002 
5. सचिव (विधि, न्याय एवं न्यायिक मामले ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 
आठवाँ तल , सी -विंग दिल्ली सचिवालय , 

आई. पी . ईस्टेट, नई दिल्ली 110002 
6. संयुक्त आयुक्त ( श्रम ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 

5 , श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली 110054 
7 . संयुक्त आयुक्त ( अपराध ) 
दिल्ली पुलिस मुख्यालय , 

आई. पी . ईस्टेट , नई दिल्ली 110002 
8. संयुक्त आयुक्त (रेलवे) 

दिल्ली पुलिस मुख्यालय , 

आई. पी . ईस्टेट , नई दिल्ली 110002 
9. निदेशक ( महिला एवं बाल विकास विभाग ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 
पं . रवि शंकर शुक्ला लेन , के . जी . मार्ग 

नई दिल्ली 110001 
10.निदेशक ( अभियोजन ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 

तीस हजारी कोर्ट , दिल्ली 110054 
11. निदेशक ( प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 

मुनि मायाराम मार्ग, पीतमपुरा , दिल्ली 110034 
12. सदस्य सचिव, दिल्ली महिला आयोग 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 

विकास भवन , आई. पी ., दिल्ली 110002 
13. निदेशक (शिक्षा ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054 


सदस्य 


सदस्य - सचिव 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


14.निदेशक (पर्यटन ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 
विकास भवन- II , द्वितीय तल , सी विंग, अपरबेला रोड 

नियर मेटकेफ हॉउस , दिल्ली 110054 
15. परियोजना निदेशक 
दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 

पुराना सचिवालय , दिल्ली 110054 
16. आयुक्त 

उतरी दिल्ली नगर निगम 
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिवीक सेंटर 
मिन्टो रोड , दिल्ली । 
17. आयुक्त 

पूर्वी दिल्ली नगर निगम 
419, उद्योग सदन , पटपरगंज 

इंडस्ट्रीयल एरिया , दिल्ली 110092 
18. आयुक्त 

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिवीक सेंटर 

मिन्टों रोड, दिल्ली । 
19. अध्यक्ष , 

नई दिल्ली नगर परिषद 
पालिका केन्द्र, संसद मार्ग 

नई दिल्ली 1100011 
20. अतिरिक्त आयुक्त ( लाइसेंसिंग ) 

दिल्ली पुलिस , दिल्ली पुलिस स्टेशन , 

डिफेंस कॉलोनी , नई दिल्ली 110002 
21. श्री रविकांत 

शक्ति वाहिनी , एच- 11, दितीय तल, हडसन लाइन्स , 

किग्सवे कैम्प , नई दिल्ली 110009 
22. मिस. एस . ललिता 

मशाल महिला संगठन् , 

एमसीडी प्राइमरी स्कूल , श्रदानंद मार्ग, दिल्ली । 
23. श्री नवीन जोशी 

474, रमेश नगर, दिल्ली 110015 । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


24. श्री मौ . रिजवान परवेज 

ई- 54, द्वितीय तल , अबुल फजल एन्कलेव , 
नियर हरि कोठी, जामिया नगर 
नई दिल्ली 110025 । 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


यह सलाहकार समिति निम्न तथ्यों पर अपनी राय देगी : 


1 . बाल एवं महिला वेश्यावृत्ति उन्मूलन के उपाय , 
2. ऐसी बालिकाओं की देखभाल , सुरक्षा, विकास और पुर्नवास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, जिन्हें 
वेश्यावृत्ति से या चकला घर से मुक्त कराया गया हो । 
महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण , मानव तस्करी और देह व्यापार की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए 
राष्ट्रीय कार्य योजना को राज्य स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और स्वैच्छिक संस्थाओं में 
समन्वय विकसित करना । 


यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगी। 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , 
दिल्ली सरकार के आदेशस्वरूप, 

शिल्पा शिंदे,निदेशक 


DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 

(WOMEN EMPOWERMENT CELL ) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 25th July, 2019 
F. No. 60( 108 )/DWCD /DD (WW )/2002 - 03 /Part- II/8533 -57 . — Consequent upon the formulation of National 
Plan of Action by Govt. of India to combat trafficking and sexual exploitation of women & children , Government of 
National Capital Territory of Delhi is pleased to reconstitute State Level Co -Ordination Committee to take up 
appropriate action at all levels for the prevention of trafficking and rehabilitation of victims. The Committee consists of 
the following: 


1 . Chief Secretary , 

Govt. of NCT of Delhi , 
5th Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate , 
New Delhi - 110002 . 


Chairperson 


Member 


___ Principal Secretary ( Home ) , 

Govt. of NCT of Delhi, 
5th Level, C -Wing, Delhi Secretariat, 
I.P. Estate , New Delhi-110002 . 


3. Pr. Secretary (Health & Family Welfare ), 

Govt. of NCT of Delhi, 9th Level, A- Wing, 
Delhi Secretariat, I.P . Estate , 
New Delhi-110002 . 


Member 


4 . Secretary (Department of Women & Child 

Development and Social Welfare ), 
Govt. of NCT of Delhi, GLNS Complex 
DelhiGate , Delhi. 


Member 


Secretary ( L .J. & LA .), 
Govt . of NCT of Delhi, 
8th Level, C - Wing, Delhi Secretariat, 
I. P. Estate , New Delhi-110002. 


Member 


Joint Commissioner (Labour), 
Govt . of NCT of Delhi, 
5 , Shamnath Marg, Delhi - 110054. 


Member 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


7 . Joint Commissioner (Crime) 

Police HQ ,MSO building 
I.P Estate , New Delhi 110002 


Member 


8 . Joint Commissioner ( Railways) 

Police HQ, MSO building 
I. P. Estate , New Delhi 110002 


Member 


Member- Secretary 


Director (Deptt . of Women & Child Development), 
Govt. of NCT of Delhi, 
Pt. Ravi Shankar, Shukla Lane, 
K .G . Marg , New Delhi -01. 


10 . Director ( Prosecution ), 

Govt. of NCT of Delhi, 
Tis Hazari Court, Delhi-54 . 


Member 


11. Director ( Training & Technical Education ), 

Govt. of NCT of Delhi, 
MuniMaya Ram Marg , Pitam Pura , Delhi- 110034 . 


Member 


Member 


12 . Member Secretary, 

(Delhi Commission for Women ), 
Govt. of NCT of Delhi, 2nd Floor, 
Vikas Bhawan , I.P . Estate , New Delhi- 110002. 


13. Director (Education ), 

Govt. of NCT of Delhi, 
Old Secretariat, Delhi- 54 . 


Member 


Member 


14 . Director ( Tourism ), 

Govt. of NCT of Delhi, 
Vikas Bhawan - II, 2nd Floor, C -Wing , Upper Bela Road , 
Near Metcalfe House , Delhi – 110054 


Member 


15 . Project Director, 

Delhi State AIDS Control Society, 
Dr. BSA Hospital, Dharamshala Block , 
Sector-6 , Rohini, New Delhi. 


Member 


16 . The Commissioner, 

North Delhi Municipal Corporation , 
Dr. Shyama Prasad Mukherjee 
Civic Centre , Minto Road , Delhi. 


Member 


17 . The Commissioner, 

East DelhiMunicipal Corporation , 
419 , Udyog Sadan , Patparganj, 
Industrial Area, Delhi- 110092 . 


Member 


18 . The Commissioner, 

South Delhi Municipal Corporation , 
Dr. Shyama Prasad Mukherjee 
Civic Centre , Minto Road , Delhi. 


19 . The Chairman , 

New Delhi Municipal Council, 
Palika Kendra , Sansad Marg , New Delhi- 110001. 


Member 


20 . Additional Commissioner (Licensing), 

Delhi Police , Delhi Police Station , 
Defence Colony, New Delhi. 


Member 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ) 


21. Sh . Ravikant, 

Shakti Vahini, H -11 , 2nd Floor, Hudson Lines, 
Kingsway Camp, New Delhi- 110009 . 


Member 


22 . Ms. S . Lalitha , 

Mashal Mahila Sangathan, 
MCD Primary School, Shardhanand Marg , Delhi. 


Member 


23 . Mr. Naveen Joshi, 

474 , Ramesh nagar, 
Delhi 110015 . 


Member 


Member 


24 . Md. Rizwan Parwez , 

E -54, 2nd Floor, Abul Fazal Enclave - 1 
Near Hari Kothi, Jamia Nagar 
New Delhi- 110025 . 


The Advisory Committee shall make suggestions for: 


a . 
b . 


The measures to be taken to eradicate sexual exploitation of Women & Children . 
The welfare programme to be implemented for care, protection , treatment development and rehabilitation of the 
victims, mainly girls rescued either from brothel houses of from the vices of prostitutions etc. 
Develop co - ordination between various Government Departments and Voluntary Orgnizations to implement the 
National Plan of Action to combat trafficking and sexual exploitation of Women and Children as prepared by 
Government of India for its implementation at the state level. 


c . 


The committee will function for period of 5 years from the date of issue of this Notification 

By Order and in the Name of 
the Government of NCT of Delhi, 

SHILPA SHINDE , Director 


Uploaded by be also 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


dhe shume te 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2019.07. 30 


Digially signed 


KUMAR 12:23: 18 +05 30" 


